रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 



MON 


" 


. 


. 


Art 


. 


. 


.. 


. . 


. 
. 
: 


. 


- - 14 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 29 , 2015 / ज्येष्ठ 8 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 29, 2015 /JYAISTHA 8 , 1937 


सं . 1127 ] 
No . 1127 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 23 मई, 2015 


का . आ . 1426 ( अ ). - केंद्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भा 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 1709 ( अ) तारीख 09 जुलाई, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II , 
खंड - 3, उपखण्ड ( ii ), में प्रकाशित की गई थी , द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के 297 . 
000 कि . मी . से 367.476 कि . मी . (फरक्का - रायगंज सेक्शन ) तक के भूखण्ड का , मालदा बाइपास के सन्निर्माण सहित , निर्माण 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने ) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3) के अधीन तारीख 23 सितम्बर, 2014 को 
" उत्तर बंग संवाद " और "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया " दोनों में प्रकाषित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


Poh 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह धोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


2379 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


अनुसूची 
पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के 297.000 कि . मी. से 367. 476 कि . मी. ( छुटा हुआ भू - खण्ड ) 
तक ( फाराक्का – रायगंज खंड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


जिला 


___ भूमि का 


क्रम 
संख्या 


तालुक 
का नाम 


गाँव का नाम 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


भूमि की 
प्रकृति 


भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों 

के नाम 


का 
नाम 
( 2 ) 


क्षेन्नफल 
( एकड़ में ) 

( 8 ) 


| 


( 1 ) 


| 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


। 


( 7 ) 


| 


( 9 ) 


( 4 ) 
(1 ) बैष्णवनगर 
( जे. एल. नं. 32 ) 


आर. 1308 


मालदा 


निजी 


। 


कृषि 


| 0 . 0700 


मालदा 


एस. 
आर. 
एस. 


1319 


निजी 


__ कृषि 


0 .0400 


आर . 


IME 


( 2 ) सुल्तानगंज 
( जे .एल. नं. 31 ) 


एस . 


1609 निजी गैर कृषि | 0. 0500 
एस. 
आर. 
1610 

निजी - गैर कृषि | 0. 0300 
एस. 
आर. 

1823 निजी ___ कृषि 0. 0700 
एस. 
आर. 

1824 निजी गैर कृषि 0 .0325 
एस. 
आर. 

4061 निजी गैर कृषि । 0 .0150 
आर. 

4474 निजी गैर कृषि 0 . 0400 
एस. 
आर. 

निजी गैर कृषि | 0.9500 
आर. 1048 

गैर कृषि | 0 . 0200 
एस. 
आर. 1094 | निजी कृषि । 0.1700 
एस. 
आर. 

658 प.बं. स. - गैर कृषि | 0. 1000 


एस. 


5316 


भोलानाथ सरकार, पिता – छबिलाल 
सरकार, गाव - बैष्णवनगर एवं अन्य 
जहीर हुसैन, पिता -बंजार अली, 
गाव - बैष्णवनगर एवं अन्य 
अमजद शेख , पिता - हसीमुद्दीन , 
गाँव - बैष्णवनगर एवं अन्य 
एस्लाम शेख, पिता - अब्दुल शेख, 
गाव - बैष्णवनगर एवं अन्य 
एरसाद अली, पिता - साजु शेख , 
गाँव - बैष्णवनगर एवं अन्य 
लोकमान शेख, पिता - अब्दुल शेख, 
गाँव - बैष्णवनगर एवं अन्य 
अजिद शेख, पिता - सुफ शेख, 
गाँव - सुल्तानगंज एवं अन्य 
अफसर अली, पिता - रहीम बॉक्स , 
गाँव - सुल्तानगंज एवं अन्य 
जफज्जल हुसैन, पिता - सैम मोहम्मद , 
गाँव - सुल्तानगंज एवं अन्य 
सफ शेख, पिता - गुजु शेख , 
गाव - बड़ा सुजापुर 
श्यामपदा दास, पिता - राम चन्द्र 
दास, गाव - साहापुर 
कलेक्टर, पश्चिम बंगाल सरकार 
गुरुया राजबंशी, पिता - लेखनु 
राजबंशी, गाँव - धुमादिघी एवं अन्य 
बबलू सिंघा, पिता - अनिल सिंघा, 
गाँव - आदिना एवं अन्य 
बिदेश देसी, पिता - तुलसी देसी, 
गाव - जोतबदु 
शिउनाथ प्रसाद साहा, पिता - बगीना , 
गाव - बारिजपुर एवं अन्य 
राधेश्याम भकत, पिता - उमा शंकर, 
गाँव - आलमपुर एवं अन्य 
मीणा घोष, पति - सुरेश घोष , 
गाव - बागसराय एवं अन्य 
बारीन्द्र नाथ कुंडू, पिता - भबेन्द्र , 
गाँव - रंगभीटा 
सुनील सान्याल, पिता - नगरबाशी , 
गाँव - आकन्द एवं अन्य 
रेबारानी सिंघा, पति – क्षितिश, 
गाँव - कदुबारी एवं अन्य 
अक्षय कुमार मंडल , पिता - अधार चन्द्र 
मंडल , गाँव - बड़े मयना एवं अन्य 
धीरेन्द्र नाथ सरकार, पिता - कीनू 
राजबंशी, गाँव - मयना एवं अन्य 


( 3 ) बड़ा सुजापुर 
( जे. एल.नं . 121 ) 

(4 ) साहापुर 
( जे .एल. नं. 110 ) 
(5 ) रशिलादाह 
( जे.एल. नं. 107) 
( 6) धुमादिघी 
( जे. एल. नं. 30 ) 

(1) आदिना 
( जे. एल.नं . 39 ) 
(2 ) बारिजपुर 
( जे. एल.नं . 43 ) 


एस. 


एल. 


301 


निजी 


___ कृषि 


0 . 0400 


आर. 


आर. 
एस. 


3599 


निजी 


गैर कृषि 


0. 0500 


गाजोल 


आर. 


719 


निजी 


गैर कृषि 


| 0 . 0200 


JRA 


निजी 


__ कृषि 


| 0. 0025 


एस. 
आर. 
एस. 
आर. 
एस. 
आर. 


2520 


निजी 


गैर कृषि | 0 . 0300 


185 


निजी 


गैर कृषि 


100 


| 0 .1100 


. 90 ) 


एस. 


( 3) बागसराय 
( जे. एल. नं . 90 ) 
( 4) रंगभीटा 
( जे . एल.नं . 84 ) 

( 5 ) आकन्द 
( जे. एल. नं . 105) 


गैर कृषि 


0. 0400 


गैर कृषि 


_ 0. 0250 


एल. 

384 निजी 
आर. 
एल. 

81 निजी 
आर. 
एल. 

188 निजी 
आर. 
आर. 2819 | निजी 


गैर कृषि । 0.1050 


( 6) बड़े मयना 
( जे .एल. नं . 117 ) 


गैर कृषि | 0 

| 0 .0100 


एस . 
आर. 694 


| निजी 


694 


| एस. 


गैर कृषि | 0. 0200 


नि 


[ फा . सं. भाराराप्रा / तक . / एलए / रा. रा.- 34 / पीआईयू -मालदा / 2008 ] 

माया प्रकाश, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd May, 2015 
S.O . 1426 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O . 1709 ( E ) dated 9th July 2014 , published in Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3, 


[ HTT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sub - section (ii) issued under sub - section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening / four-laning , etc .), including construction of Malda Bypass, 
maintenance, management and operation of National Highway No 34 on the stretch of land from Km 297.000 to Km 
367 .476 [Farakka – Raiganj Section ) in District Malda in the State of West Bengal; 


And whereas the substance of the said notification has been published in the “ Uttarbanga Sambad ” and “ The 
Times of India ” both dated the 23rd September 2014 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land from Km 297 .000 

to Km 367 .476 (Left out Plots) [ Farakka - Raiganj section ] of National Highway No. 34 in the State of West Bengal. 


Area 


Serial 
number 


Name Name 
of the of the 
district taluk 


Name of the 

village 


Survey 
number 


Type 
of land 


Nature 
of land 


Name of Land Owner / 

Interested persons 


acres) 


7 


L 


8 


9 


Malda 


1 . 
Malda 


( 1) 
Baisnabnagar | RS 
( J. L .No. - 32 ) 


1308 | Private 


Agri 


0 .0700 


RS 1319 


Private 


Agri 


| 0 .0400 


RS 1609 


Private 


0 .0500 


Non 
Agri 
Non 
Agri 


RS 


1610 


Private 


0 .0300 


RS 1823 


Private 


Agri 


0 .0700 


RS 


1824 


Private 


0 .0325 


( 2 ) Sultanganj 
(J. L .No. - 31) 


RS 4061 


Private 


Non 
Agri 
Non 
Agri 
Non 
Agri 


0 .0150 


Bholanath Sarkar, S /o 
Chhabilal Sarkar, Vill - 
Baisnabnagar and Others 
Jahir Hossain , S / Banjar Ali, 
Vill - Baisnabnagar and Others 
Amjad Sekh , S /o Hasimuddin , 
Vill - Baisnabnagar and Others 
Eslam Sekh , S /o Abdul Sekh , 
Vill - Baisnabnagar and Others 
Ersad Ali , S /o Saju Sekh , Vill - 
Baisnabnagar and Others 
Lokman Sekh , S / o Abdul Sekh , 
Vill - Baisnabnagar and Others 
Ajid Sekh , S /o Sufu Sekh , Vill 
- Sultanganj and Others 
Afsar Ali , S /o Rahim Box , Vill 
- Sultanganj and Others 
Jafajjal Hossain , S /o Sam 
Mohammad , Vill - Sultanganj 
and Others 
Safu Sekh , S/o Guju Sekh , Vill 
- Bara Suzapur 
Shyamapada Das, S /o Ram 
Chandra Das , Vill - Sahapur 
Collector for Govt. of West 
Bengal 
Guruya Rajbanshi, S /o Lekhnu 
Rajbanshi, Vill - Dhumadighi 
and Others 


RS 4474 


Private 


0 .0400 


Non 


RS 


5316 


Private 


0 . 9500 


Agri 


( 3) Bara 

Suzapur 
( J. L .No. - 121) 


RS 


1048 


Private 


Non 
Agri 


0 .0200 


(4 ) Sahapur 


RS 


Private 


Agri 


0 . 1700 


( J.L .No. - 110 ) 
(5 ) Rasiladaha 


GoWB 


Non 
Agri 


0 .1000 


( J.L .No . - 107) / RS 658 


(6 ) 
Dhumadighi 
( J . L .No. - 30 ) 


LR 


301 


Private 


Agri 


0 .0400 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


( 1 ) Adina 


RS 3599 


Private 


0 . 0500 


Gall 


(J.L .No. - 39 ) 

( 2 ) Barijpur 
( J. L .No. - 43 ) 


Non 
Agri 
Non 
Agri 


RS 719 


Private 


0 .0200 


RS 


1800 


Private 


Agri 


0 .0025 


RS 


2520 


Private 


Non 
Agri 


0 . 0300 


(3) Bagsarai 
(J.L .No. - 90 ) 


RS 185 


Private 


Non 
Agri 


0 . 1100 


Bablu Singha , S /o Anil Singha, 
Vill - Adina and Others 
Bidesh Desi, S /o Tulshi Desi, 
Vill - Jotebadu 
Shiunath Prasad Saha , S /o 
Bagina, Vill - Barijpur and 
Others 
Radheshyam Bhakat, S / o Uma 
Shankar, Vill - Alampur and 
Others 
Mina Ghosh , W / o Suresh 
Ghosh , Vill - Bagsarai and 
Others 
Barindra Nath Kundu, S /o 
Bhabendra , Vill - Rangabhita 
Sunil Sanyal, S /o Nagarbashi, 
Vill - Akanda and Others 
Rebarani Singha , W / o Khitish , 
Vill - Kadubari and Others 
Akshay Kumar Mandal, S / o 
Adhar Chandra Mandal, Vill - 
Bade Mayna and Others 
Dhirendra Nath Sarkar, S /o 
Kinu Rajbanshi, Vill - Mayna 
and Others 


LR 


384 


Private 


0 .0400 


(4 ) Rangabhita 
(J.L .No. - 84 ) 

(5 ) Akanda 
(J.L .No. - 105 ) 


81 


Private 


Non 
Agri 
Non 
Agri 
Non 
Agri 


0 .0250 


105) / LR 


LR 


188 


Private 


0 . 1050 


Non 


(6 ) Bade 

Mayna 
( J. L .No. - 117 ) 


RS 2819 


Private 


0 .0100 


Agri 


RS 694 


Private 


Non 
Agri 


0 .0200 


[ F. No. NHA / Tech./ LA /NH- 34 / PHU - Malda/ 2008 ] 


MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


